. 


रजिस्ट्री संडीएल०- 33004/ 96 


REGD. NO . D. L.- 33004/96 


"" 


. 
. 


" 


. 


: 


. 


सत्यमेव जयते 


। 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


- - 


- 


- 


भाग II - खण्ड 3 -- उप - खंड ( i ) 
PART II _ Section 3 -- Sub-section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं०17 ] 
No. 17 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20 , 1997 / पौष 30 , 1918 . 
NEW DELHI, MONDAY , JANUARY 20 , 1997/PAUSA 30 , 1918 


%32 


- 


- 


+ 


- 


- - - 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 
सा . का . नि . 20 ( अ ). .. केन्द्रीय सरकार, पासपोर्ट ( भारत में प्रवेश ) अधिनियम, 1920 ( 1920 का 34 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, पासपोर्ट ( भारत में प्रवेश ) नियम , 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पासपोर्ट ( भारत में प्रवेश ) संशोधन नियम, 1997 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पासपोर्ट ( भारत में प्रवेश ) नियम, 1950 के नियम 5 में , 
( क ) खण्ड ( ivक ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

" (ivक) खण्ड ( iv ) की कोई बात , डेनमार्क, बेलारस , वियतनाम, अर्जेन्टीना, पराग्वे, मालदीव, मारीशियस, सिंगापुर, हांगकांग , 
उरूग्वे, इक्वेडोर की सरकार द्वारा जारी किए गए राजनयिक या शासकीय पासपोर्ट धारण करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति या जर्मनी 
की सरकार द्वारा जारी किए गए राजनयिक पासपोर्ट धारण करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को या उसके संबंध में लागू नहीं होगी । "; 
खण्ड ( ivग ) में , उपखण्ड ( ग ) के पश्चात् और परन्तुक से पहले निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : -- 
“ ( घ ) सदस्य देशों के विदेश या विदेश कार्य मंत्री; या । 
( ङ ) सदस्य देशों के ऐसे विदेश सचिव या स्थायी सचिव जो विदेश कार्य संबंधी कार्य करते हैं ; या 
( च ) सार्क सचिवालय के सार्क महासचिव और निदेशक ; 
( छ ) सदस्य देशों के राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल ( नेशनल चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज) के अध्यक्ष; और 
( अ ) ऊपर दिए गए वर्गों के व्यक्तियों के पति या पत्नी और अठारह वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे तब जब वे उनके साथ हों । " 


[ सं. 25022/ 114ए/ 95 - एफ -I ] 

गुरचरण सिंह, संयुक्त सचिव 


1539 / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 - - SEC. 3 (i)] 


पादटिप्पण : - मुख्य आदेश, गृह मंत्रालय की दिनांक 25 - 4 - 1950 की अधिसूचना सं. 4/ 5/49 - एफ -1 के तहत जारी किया गया था और इसके पश्चात् इसमें 

निम्नलिखित के तहत संशोधन किया गया :-- 


( 17 ) 


( 1 ) दिनांक 12 अक्तूबर, 1950 की अधिसूचना सं . - 6/ 37/ 50 - एफ - I 
( 2 ) सं. 6/ 34/50 - एफ -1 दिनांक 17 अक्तूबर, 1950 
( 3 ) 4/ 13 ( बी )/ 51 दिनांक 2 अगस्त , 1951 
( 4 ) सं. 6 /69 /52 - एफ - I दिनांक 14 अक्तूबर, 1952 
( 5 ) सं. 4/ 1/ 54 - एफ -1 दिनांक 26 मार्च, 1954 
( 6 ) __ सं. 6/ 67 / 52 - एफ -1 दिनांक 10 अप्रैल , 1954 
( 7 ) सं. 6/ 25/ 53 - एफ - 1 दिनांक 6 मई, 1954 
(8 ) सं . 1/ 4/ 54 - एफ -1 दिनांक 3 सितम्बर, 1954 
( 9 ) सं. 6/ 28/ 52 -- एफ -1 दिनांक 24 नवम्बर , 1954 
( 10 ) सं . 6/ 37/ 54- एफ - 1 दिनांक 18 अप्रैल, 1955 ( एसआरओ : 1846 ) 
( 11 ) सं. 4/1/56 - एफ -I दिनांक 26 मई, 1956 और 12 जुलाई , 1956 
( 12 ) सं. 6/32/ 56 - एफ - I दिनांक 23 अगस्त, 1958 ( एसआरओ : 1893 ) 
( 13 ) सं. 6/ 65/57 - एफ -I दिनांक 7 सितम्बर , 1957 ( एसआरओ : 2883 ) 
( 14 ) सं. 4/1/58 - एफ -I दिनांक 6 अक्तूबर, 1968 ( सा. का .नि . 905 ) 
( 15 ) सं. 1/ 8/60 -II एफ - HI दिनांक 18 जुलाई, 1969 
( 16 ) ___ सं. 6/162/ 59 - एफ -1 दिनांक 28 जुलाई, 1960 ( सा. का .नि. 882 ) 

___ सं. 6/151/62 -एफ -1 दिनांक 12 अक्तूबर , 1962 
( 18 ) सं . 6 / 217/ 62 - एफ - ] दिनांक 23 फरवरी , 1963 ( सा. का. नि . 333 ) 
( 19 ) सं . एफ -6 / 102/64 - एफ -I दिनांक 21 नवम्बर, 1965 
( 20 ) सं . 6/ 165/ 64 - एफ - 1 दिनांक 16 मार्च, 1965 
( 21 ) सं. 6/ 86/ 65 - एफ -I दिनांक 21 सितम्बर, 1965 
( 22 ) सं . 6/ 10/ 67 - एफ - I दिनांक 20 सितम्बर, 1967 ( सा. का . नि . 1464 ) 
( 23 ) सं . 6/ 33/ 68 - एफ -I दिनांक 6 मार्च, 1968 
( 24 ) सं. 6/ 71/69-- एफ -[ दिनांक 20 जून , 1969 ( सा . का .नि . 1491 ) 
( 25 ) ___ सं. 6/34/69 - एफ -I दिनांक 4 मई, 1970 ( सा . का .नि . 812 ) 
( 26 ) सं . 11011/ 6/72 - एफ - 1 दिनांक 11 अगस्त, 1972 ( सा . का . नि . 373अ ) 
( 27 ) सं . 12011/ 52 /72 - एफ - III ( 1 ) दिनांक 5 जनवरी , 1973 ( सा . का. नि . 4अ ) 
( 28 ) सं. 14011/ 13/73 - एफ -I दिनांक 20 मार्च, 1974 
( 29 ) सं. 14011/3/74 -एफ -I दिनांक 24 जुलाई, 1974 ( सा . का.नि. 844 ) 
( 30 ) सं. 12011/ 23/74 - एफ - III दिनांक 14 जनवरी , 1975 
( 31 ) 

सं . 14011/9/16 - एफ - I दिनांक 31 मार्च, 1979 
( 32 ) का. आ . सं. 440 ( अ ) दिनांक 13 जून , 1984 ( सा . का .नि . 521 ) 
( 33 ) सं. 11013/ 2 (1 )/84 - एफ - II दिनांक 16 जून , 1984 ( एसओ सं. 448अ ) 
( 34 ) सं . 11013/ 2 ( i )/ 84 - एफ - 1 दिनांक 22 जून , 1984 ( एसओ सं. 460अ ) 
( 35 ) सं . 11013/ 2 ( ii )/ 84 - एफ -I दिनांक 22 जून , 1984 ( एसओ सं . 461अ ) 
( 36 ) का . आ . 871 ( अ ), दिनांक 28 नवम्बर, 1986 
( 37 ) सा . का . नि . 20 ( अ ), 17 जनवरी, 1990 
( 38 ) दिनांक 26 - 2 - 90 का सा . का. नि . सं. 95 ( अ ) और दिनांक 26 - 2 - 92 का सा . का. नि . 132 ( अ ) । 


[ T ]I - Uug 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


LLLL1 


LT 


(h ) 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th January, 1997 
G . S . R . 20 (E ). In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Passport (Entry into India ) Act, 1920 (34 of 
1920 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport (Entry into India ) Rules , 
1950 namely : 

1. (1) These rules may be called the Passport (Entry into India ) Amendment Rules, 1996 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . In the Passport ( Entry into India ) Rules, 1950, in rule 5 , 
(a ) for clause ( iv a ) the following shall be substituted , namely : 

" (iv a ) Nothing in clause (iv) shall apply to , or in relation , to any person holding the diplomatic or official 
passport issued by the Government ofDenmark , Belarus, Vietnam , Argentina , Paraguay , Maldives,Mauritius, 
Singapore, Hongkong, Uruguay , Equador ; or any person holding diplomatic passport issued by the Govern 

ment of Germany." ; 
(b ) in clause ( iv c ), after sub clause ( c ), and before proviso the following sub- clauses shall be inserted ,namely : 

"(d ) Ministers ofForeign or External Affairs of Momber States, or 
(e) Foreign Secretaries or Permanent Secretaries dealing with foreign affairs ofMember States, or 
(f) SAARC Secretary -General and Directors of the SAARC Secretariat ; . 
(8 ) Presidents of National Chambers of Commerce and Industry of the Member States; and 

Dependent children below 18 years of age and spouse or spouses of the above calegories while accom 
panying them ." 

No. 25022 / 114A / 95 - F . I] 

GURCHARAN SINGH , Jt. Secy . 
Foot Note :- Principle order was issued vide Ministry of Home Affairs Notification No 4 /5 /49 - F .I dated 25 - 4 - 1950 and 

subsequently amended vide : 
1. Notification No. 6 /37 /50 - F . I dated the 12th October, 1950 . 
2 . No. 6 /34 /50 - F . I dated 17th October , 1950 . 
3 . 4 /13 ( B )/51 dated 2nd August , 1951. 
4 . No. 6 /69/52- F . I dated 14th October, 1952 . 
5. No . 4 / 1/54 -F . I dated 26th March , 1954 , 
6 . No. 6 /67/52- F . I dated 10th April, 1954 . 
7. No . 6 /25/53- F. I dated 6th May , 1954 . 
8 . No. 1/4 /54 - F . I dated 3rd September, 1954 . 
9 . No . 6 / 28/52- F. I dated 24th November, 1954 . 
10 . No. 6/37/54-F. I dated 18th April, 1955. (SRO : 1846 ). 
11. No. 4 /3 / 56 -F . I dated 26th May, 1956 and 12th July, 1956 . 
12. No. 6 /32 /56 -F . I dated 23rd August, 1958 . ( SRO : 1893 ) 
13. No . 6 /65/57- F. I dated 7th September, 1957. ( SRO : 2883) 
14 . No. 4 / 1/58 -F . I dated 6th October, 1968. (GSR : 905) 
15 . No . 1/8/60 - II F. III dated 18th July , 1969 . 
16 . No. 6 / 162 /59 -F . I dated 28th July, 1960 . (GSR : 882 ) 
17 . No . 6 / 151 /62 -F . I dated 12th October, 1962 . 
18. No. 6 /217 /62 -F . I dated 23rd February , 1963 . (GSR : 333 ) 
19. No . F . 6 /102 /64- F. I dated 21st November, 1965. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- -SEC. 3 (1) ] 


20 . No. 6 /165/64 -F . I dated 16th March , 1965. 
21. No. 6 /86 /65-F . I dated 21st September, 1965 . 
22. No. 6/ 10 /67-F . I dated 20th Septermber , 1967. (GSR : 1454 ) 
23 . No. 6 /33/68- F. I dated 6th March , 1968 . 
24 . No. 6 / 71/69 -F . I dated 20th June, 1969. (GSR : 1491) 
25 . No . 6 /34/69 -F . 1 datod 4th May, 1970. (GSR : 812 ) 
26 . No. 11011/6 /72- F . I dated 11th August, 1972 . [GSR : (373 )(E )] 
27 . No. 12011/52 /72 - F . III (I) dated 5th January , 1973 . (GŞR : 4 (E )] 
28 . No. 14011/13/73 -F. I dated 20th March , 1974 . 
29 . No . 14011/3 /74- F . I dated 24th July , 1974 . (GSR : 844 ) 
30 . No . 12011/23/74 -F , III dated 14th January, 1975. 
31. No. 14011/9176 -F . I dated 31st March , 1979 . 
32 . S.O . No. 440 (E ), dated 13th June, 1984. (GSR : 521 ) 
33 . No. 11013 /2 (i)/84 -F . II dated 16th June , 1984 .[ S . O . No. 448 ( E ) ] 
34 . No. 11013/2 /(1)84- F . I dated 22nd June, 1984 . [S . O . No . 460 (E ) ] 
35. No. 11013 /2( ii)/84-F. 1 dated 22nd June, 1984 . [S. O . No. 461(E)] 
36 . S .O . 871( E ) dated 28th November, 1986 . 
37. GSR 20 (E ) dated 17th January , 1990. 
38 . G . S.R . No. 95 (E ) dated 26th February, 1990 and G .S .R . No . 132 (E ) dated 26th February , 1992 . 


Printed by the Manager, Govt of Iodia Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Hablished by the utroller of Publication , Delhi , 19054 — 1997 


